निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 472 ) 


21 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 12 जुलाई 2010 


सं0सं0 - ए/ ए1 - 4064 /92 ( खंड ) - 1297 

खान एवं भूतत्व विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

6 जुलाई 2010 
विषय :- - राज्य सेवाओं के राजपत्रित पदों ( वर्ग | एवं वर्ग II ) पर प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ “ विभागीय प्रोन्नति समिति का 

गठन । 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार के पत्रांक 25 , दिनांक 02 जनवरी 1991 के आलोक में खान एवं 
भूतत्व विभाग अथवा इसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत कार्यालयों में संवर्गीय बेसिक ग्रेड के राजपत्रित पदों पर 
प्रोन्नति के बिन्दु पर विचार करने हेतु "विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नांकित रूप में किया जाता है : 

अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग या उनके 
द्वारा मनोनीत कोई सदस्य 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग 

सदस्य 
खान आयुक्त / प्रधान सचिव 
खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार 

सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग का 
एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से 
न्यूनतर नहीं हो 

सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जन - जाति के प्रतिनिधि के रूप में 
मनोनीत एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से 
न्यूनतर नहीं हो 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 जुलाई 2010 
2. इस संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प / अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी पचास प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय । साथ ही , इसकी सूचना सभी विभागाध्यक्ष । 
बिहार लोक सेवा आयोग को दिया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मधु गुप्ता , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 472- 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


